Digitized by Arya Samaj Romie usa and ‘eGangotri 
~ 


भोजन और स्वास्थ्य 


लेखक : 


date पाण्डेय 


N 
V 


वितरक : | 
| लाजपत. राय आय 
è अमर स्वामी प्रकाशन विमाग 
| ३/३६६, दयानन्द नगर, गाजियाबाद-२०१००१ (उ०प्र०) 
प्रथम Ease) Ey (मूल्य : ७५ पेसे . 


2 
- CC-0.Panini Kanya यतिन Collection. 
= RP ee ee FN Ty a 


aT | म्‌ d by करनी amaj AL... होगी... 


areal से लाभ उठाइपे- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
eH भोजन 


` यह शरीर एक पार्थिक यन्त्र है। कोई भी यन्त्र हो, उसके 
सफल संचालन के लिए तथा उसकी निरन्तरता स्थिर रखने के 
` लिये कुछ बाहरी पदार्थो' की आबश्यकता होती हे तब शरीर 
रूपी यन्त्र उसका अपवाद कैसे हो सकता है  प्रंति क्षण काय-रत 
रहने से श्रम के कारण शरीर के जिन अणुओं का क्षय होता 
रहता है उनको पूर्ति अनिवाये हे । अत. जिन पदार्थो से उनकी 
पूर्ति की जाती है, हमारी भाषा में उन पदार्थो' काहीं नाम भोजन 
है । अतः वे वाह्य पदार्थ, जिनके द्वारा हम शरीर की खोई हुई 
शक्ति का पुनः संचयन कर उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करते 
हैं, भोजन कहलाते हें | 
शरीर करोड़ों घटकों का समुच्चय है। ये घटक शरीर के 
निष्क्रिय रहने पर निरथेक तथा सक्रिय रहने पर अलुक्षण क्षय 
को. प्राप्त होते रहते हैं । फलतः निष्क्रिय रहने पर शरीर 
तन्द्रामिभूत तथा सक्रिय होने प्र श्रम से कातर ओर अन्ततः 
सर्वा'ग में शिथिल हो जाता है। किन्तु यदि ऐसे ही आड़े 
अवसर पर उसको भोज्य पदार्थं मिल जाय तो उससे शरीर में 
नव जीवन का संचार हो जाता है | बद कुछ समय के लिये पुनः 
जागरूक हो उठता है और अपने काय में संलग्न हो जाता है | 
अस्तुः इस पार्थिव शरीर के लिए भोजन अपना एक विशिष्ट 
महत्व रखता है। भोजन शरीर के घटकों का विकास और 
उनकी वृद्धि करता है | क्षुति की पूति तथा नूतन शक्ति प्रदान 
करता है | किन्तु भूलना न होगा कि वही भोजन अखाद्यावस्था में 


ss = म T 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. En 


Pe 


Digitized by Arya > alee Chennai and eGangotri 
शरीर के ऊपर अपना विपरीत प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | 
फलतः शनेः शरैः शरीर क्षय की ओर अग्रसर हो जाता है । अतः 
भोजन के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता हे | 


हमारे शरीर को अवसन्न होने का अवसर न मिले । वह 
अपने ऊपर पड़े दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वाह करने में 
समथ हो इसके लिये सन्तुलित भोजन का मिलना परमावश्यक 
हे । बिना सन्तुलित भोजन के शरीर को प्रगति रुक जाती है । 
फलतः उसके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य का सम्पादन होना भी 
असम्भव हो जाता हे | सन्तुलित भोजन से हमारा अभिप्राय उस 
भोजन से है जिसमें वे समो अपेक्षित तत्व मिल सके जिनके 
बिना शरीर का सुस्थिर रहना सम्भव नहीं है । शरीर है क्या 
२०६ हांड्यों के योग से बना अस्थि पजर हे । उसको नस 
नाड़ियों से बांध कर एक ढांचा खड़ा किया गया È | 
ढांचा या कंकाल के ऊपर ६६० मांस पेशियां जमाकर 
ऊपर से ७ परतों की त्वचा से आच्छादित कर दिया 
गया है । उक्त सभी पदाथं यथा विधि काय करते रहें, इस 
उद्देश्य से रक्त बाहिनी शिरा ओर धमनियों द्वारा सारे शरीर में 
रक्त संचार कर दिया गया है। इस ब्यवस्था की निरन्तरता 
SGU बनी रहे, इसी लिए उसमें भोजन का पुट दे दिया गया 
है जिससे अस्थि मांस-त्वचा-नस नाड्या तथा शिराय अपने 
अपसे अपेक्षित तत्वों को प्राप्त करती रहे और इस शरीर की 
सारी क्रियाय sata गति से चलती रहे । 


शरीर शास्त्र के AAR ने शरीर के लाभ के लिये तथा राष्ट्र 
के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मूल संतुलित 
भोजन के सम्बन्ध में समय समय .पर अनेक शोध किया है। 
सुदूर प्राचीन काल से अद्यावधि अनेक अनुसंधानों की परम्परा 


. चली आ रहो है | प्रायः सभी समयों में समी देशों के विशेषज्ञों 


er 


ने भोजन तत्व पर चिन्तन किये हैं और उसके सम्बन्ध में समाज 
VAA CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Ellusionist and eGangotri ` 


के समक्ष अपने निष्कष प्रस्तुत किये हैं | कहना न होगा कि 
प्राचीन और अर्वाचीन सभी चिन्तकों ने भोजन के सम्बंध में दूध 
अर फल की उपादेयता सुक्त कण्ठ से स्वीकार की है | क्या 
पाश्चात्य और क्या पौवंत्य सभी विद्वानों ने दूध और फल को 
सर्वा'ग पूर्णं भोजन होने की घोषणा की है। पर खेद है कि 
.. सृष्टि की बहुलता और दुग्ध तथा फल की अपर्याप्तता का बहाना 
ˆ लेकर मानव ने कुछ ऐसे gout को भोजन सामग्री में ला उपस्थित 
किया है जिसे भाज्य आथवा खाद्य नाम देना न न्याय सगत कहा 
जा सकता हे और न ज्ञीति संगत ही । हमारी सरकार ने भी 
भोजन के नाम पर मत्स्य ओर मांस की पूर्ति करने में किसी 
प्रकार का कोर कसर उठा नहीं रखा है । आज लाखों जन मत्स्य 
तथा gage विभाग के विकास में लगे हुए हँ और गोपाल की 
इस पावन गोशाला भारत -भूमि में सहस्त्रों पशु- बध-शाल्लाये 
खुली हुई हैं जिनमें लाखों निरीह पशु हमारी उद्र-पूति के लिये 
नित्य मृत्यु के घाट उतारे जाते हैं तथा उनके शरीर की योटियों 
को हमारे समक्ष सन्तुलित भोजन के रूप में रखा जा रहा हे। 
अतः मांस कहां तक मानव का आहार बन सकता हे और उसके 
द्वारा हमारे भोजन की समस्या कहां तक सुल सकती हे ? इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार. उपस्थित करना अपना कत्तव्य 
समझता हूं | 
भोजन न केवल हमारे शरीर के निर्माण के लिए अपितु 
उसी के माध्यम से जीवन निर्माण के लिए भी परमावश्यक है | 
“मोजन जीवन के लिए है जीवन . भोजन के लिए नहीं है ।” इस 
उक्ति की सार्थकता भी इसी में है कि भोजन करने वाले का 
जीवन ऐसा हो जिससे 'जीओ और जीने दो” के सिद्धान्त का 
पालन हो। वह जीवन कदापि जीवन कहलाने का अधिकारी नहीं 
जिसके कारण अगणित प्राणियों के जीवन का अपहरण किया 
जा रहा हो | भारतीय संस्कृति, ( जिसे हम सृष्टि की उच्चतम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ege by Arya Samaj o सिय ande trie \ 
संस्कृति मानते हैँ) में जीवन निर्माण के कपय eet 
sat यम और नियमों का विशिष्ट महत्व R | अ dd 
की कसौटी पर ste oe Ja वळ y 

| उस जीवन को उत्तम q ब uo 
wS जिन ५ तत्वों ( aS ह ar 

साः) की साधन रूप में गणन os 
a | अहेसा को TO aula Al री 
है-“तत्राहिसा सवथा, म 

न कर्म से किसी भी प्राणी क साथ किसी 
भी प्रकार का द्रोह न. रखना ही अहिसा हे | = pa 
प्रकार कौ होती है । ९_निषेधात्मक अहिसा आर T aes 
अहिसा । अपने स्वार्थ के लिए मन बचन ">> कमे से Jagat 

` प्राणी को किसी भी का कष्ट न पहुचान aes 
निषेघाप्सक अहिंसा दै तेर किसी दुखिया के दुख को कुकर 
स्वयं कष्ट सहन करके भी उस प्राणी को सुखी बनाने थ Si 
करना विध्यात्मक अहिंसा कहलाती & । जिस मानव डी ae 
उक्त दोनों प्रकार की अहिंसा विद्यमान हो वही बड्भार्ग La 
वास्तंव में मानव कहलाने का अधिकारी है और हम कह सकते, 
कि उस महा मानव के जीवंन का वास्तविक निर्माण ad A 
परन्तु क्या मांस-भोजन हमारे जीवन निमाण क॑ माग में हमारा 
ie बन सकता है ? क्या उसके द्वारा हम, अपने पतित 
सदा लिए दूसरे प्राणी के जीवन के सारे gat को wast 
Sn arat > स्वा की बलिवेदी पर उस प्राणी 
छीन नहीं लेते क्या हमार अआ Therm 

a लुट नहीं जाता : य हां, र मास 
a नु कहलाने के अधिकारी रह a à हें ! aft 
नहीं, तो मचुष्यता की कोटि से हमें aa कर देने वाला 
कैसे कहला सकता द. * 
हारा न शहा को परम घम कहा; है ( eet 
qatar: अहिसैव परम तपः। अहिंसा परमो .दानं इत्याहः 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


erie ज्य 


Pei eens RR HT ण ाात्णणुाा>*० 1 एए्र-६७छएएणणनत् EEE 
f — 


Digitized by Arya Samaj F undtation Phennai and eGangotri 


मनीपिणः । ( पद्म पुराण ) जब अहिंसा परम धर्म है तव उसका 
विलोम हिंसा निश्चय ही महापाप है । यह इसलिए नहीं कि 
किसी ऋषि अथवा आप्त पुरुष का यह कथन हे अपितु इसलिए 
कि हिंसा अथवा हत्या के द्वारा हम किसी प्राणी के उस तस्थ को 
अपने स्वाथ क लिए हरण कर लेते हैं जिसे पुनः वापस नहीं 
कर सकते | हम अपने स्वार्थ के लिए तथा छुद्र उद्र पूर्ति क लिए 
परम पिता परमात्मा की दिव्य-कल्ला पर आघात करके एक 
प्राणी क अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हे । भला जिसका 
निर्माण हमारी शक्ति क परे हैं उसका संहार कैसे न्याय संगत 
कहा जा सकता है | इसीलिये हिंसा, हत्या अबवा उसके फल- 
स्वरूप मांस ATT महा पाप है। क्योंकि इस कुकम के द्वारा 
मानव अपनी मानवता खोकर राक्षस बन जाता हे । हिंसा 
= N =: 

इसलिए भी महापाप हे कि इसके द्वारा हम किसी प्राणी को 
अपूरणीय क्षति पहुँचाते हें । उसका सव कुछ हर लेते =| 
महात्मा बुद्ध ने इसीलिए कहा है कि “जो वस्तु तुम किसी को हे 
नहीं सकते वह उससे छीनने का तुम्हें अधिकार नहीं है|”... 

हमने मांस के ऊपर जो मत उपस्थित किया है 
उसका आधार नेतिक दृष्टिकोण ह । नेतिक दृष्टि से मांस न केवल 
अखाद्य अपितु सवथा त्याज्य हैं। अब हम उसे धार्मिक दृष्टि से 
भी परखना चाहते हैं । धर्म और इश्वर का अनन्य सम्बन्ध है । 
इश्वर ही इस जगत का रचयिता और उसका रक्षक हे | बही 
सबका पिता ओर पालक है । उसने अपनी सन्तानों के लिए 
सवत्र भोजन की व्यवस्था किया है | उसके राज्य में कोइ प्राणी 
निराहार नहीं | यही नहीं, उसने सभी ग्राशियों के लिये उनके 
स्वभाव क अनुकूल ही भोजन की व्यवस्था की है | पर हम आगे 
चलकर देखेंगे कि मांस उसकी व्यवस्था का भोजन नहीं है | 
क्योकि वह स्वाभाविक भोजन नहीं है । जब वह इश्वर ही सारी 
सृष्टि का “जनिता पिता विधाता” है ar सब प्राणियों कां 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samfj Fogndafon Chennai and eGangotri 


पारस्परिक सम्बन्ध क्या हुआ ! क्या एक ही पिता की सन्तान 
होने के कारण समी परस्पर भाई नहीं हुये १ यह सी स्त्य है कि 
ज्ञान से ही प्राणी की ज्येष्ठता और वरिष्ठता होती हैं. | अन्य 
प्राणियों की अपेक्षा मानव में ज्ञान और विवेक अधिक है इसी 
कारण बह अन्य प्राणियों में ज्येष्ठ और श्र ष्ट है! ऐसी अवस्था 
में कया यह महा अनर्थ नहीं है कि बढ़ा भाई अपनी उद्र पूर्ति क 
लियेअपने छोटे भाइयों की हत्या करे और अपने भाइयों के मांस 
का ही स्वाद बखानता हुआ खाये ! क्या मानव क इस राक्षसी 
कृत्य से उसका पिता प्रभु उसपर प्रसन्न होगा ! अस्तु हम स्वय 
' पिता की स्थिति में होकर विचार कर सकते है. कि जब हम अपने 
नन्हे से सुन्ने के ऊपर जरा सी आंच देखकर तिलमिला उठते 
ओर उसके लिये अव्यवस्था करने वाली अपनी बड़ी सन्तान को 
दरिडतकर बैठते हैं तब सबका पिता परमात्मा अपनी लाखों 
' करोड़ों सन्तानो का नित्य विनाश देखकर कैसे शान्त रह सकता 
हे ! क्या वह सभी अत्याचारी सन्तानों को दण्डित नहीं करेगा q 
' म सममता हूं वह अवश्य करेगा | लाखों प्रकार की योनियों में 
. केवल मानव ही सर्वाधिक रोग प्रस्त और विपत्ति संकुल = | 
. क्या स्पष्ट ही परमपिता प्रभु की ओर से उसपर यह दर्ड प्रहार 
' नहीं है ? अतः यदि मनुष्य अपने परमपिता परमात्मा को प्रसन्न 
' करना चाहता है (जो उसके जीवन का चिर लक्ष्य है) और 
` चाहता है कि प्रभु उसपर सुख की वर्षा करे तो यह परमावश्यक है 
' कि वह मांस खाना छोड़कर सभी जीवों के साथ उचित व्यवहार 
. करे। हम यह जो पक्ष उपस्थित कर रहे हैं वह केवल कल्पना 
' प्रसूत नहीं अपितु आर्ष और आप्त प्रमाणों पर पूण रूपण 
। आधारित है । भगवान. मनु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था 
¦ करते हैं। व 
योऽहिसकाति भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया | 


स जीवश्च मृतश्चेव न क्वचित्‌ सुखमेधते |) Age ५-४१ 
-Ẹ = CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह 


| 


Digitized by Arya Samaj "७" Chennai and eGangotri 


अर्थात्‌ जो स्वार्थी मनुष्य अपने सुख की इच्छा से दूसरों 
को कष्ट न पहुँचाने वाले प्राणियों की हत्या करता है वह इस 
जीवन में और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता । 
कारण स्पष्ट है । कर्मं फल दाता भगवान की दृष्टि में वह 
दुण्डनीय है तब उसके सुख की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती 
हे ? किन्तु इसके विपरीत-- 
यो बन्धन बध क्व शान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति | 
स सवस्य हितः प्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ मनु०५-४६ 
अर्शात्‌-जो प्राणियों को वन्धन ओर बध का कष्ट नहीं 
देता वह सभी प्राणियों का शुभचिन्तक अत्यन्त सुख का भागी 
होता है | क्यों न होगा ? बुरे कर्मो का परिणाम दुख तथा 
भले का परिणाम सुख होता ही Fi तब कम फल का नियामक 
परमात्मा उसके ऊपर सुख को बृष्टि क्यों न करेगा ? केवल 
यही नहीं कि जीव हत्या अथवा मांस भक्षण से सुख 
की उपलब्धि नहीं होती अपितु भगवान मजु ने मांस भक्षण 
को सर्वधा ` अस्वभ्य ? कह कर उसे दुख का कारण भी बताया 
है । यथा- 
assar प्राणिनां हिंसा मांसं उत्पद्यते क्वचित्‌ । 

न च प्राणि aa: स्वग्यः तस्मान्मासं विवजयेत्‌ ॥ Ago ५-४८ 
अर्थात्‌ बिता प्राणियों की हत्या किये मांस . मिल नहीं सकता 
और प्राणियों का बघ करना कभी भी सुखकारी नहीं, अपितु 
दुख का ही कारण होता हे, सीलिए मांस सर्वधा निषिद्ध 
है । इसीलिये तो भगवान्‌ wa ने 'मांस? शब्द की व्युत्पत्ति 
करत हुये स्पष्ट लिखा है- 

मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांस सिहाद्स्यहम्‌ | 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ Ago ५-५५ 

अर्थात्‌ जिसका मांस इस जीवन में में खाता हूं परलोक 
में वही प्राणी मुकको खाता है । मनीषी लोग मांस की यही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 
बास्तविकता वतलाते हैं। श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण भी मानव धस- 
शास्त्र की पुष्टि करते हुए उसका ज्यों का त्यो समथन करता 
है | यथा— 

ये त्बनेबंविदाऽसन्तः स्तच्धाः स भिमानिनः | 
पशुन द्र यन्ति विद्वव्घाः परेत्य खादन्ति ते च तान, ॥ ११-५१४ 
a * को नहीं जानते बे घभण्डी 
अयोत्‌जो इस बिशुद्ध धम को नह, आ.) होळ 
बास्तब में तो दुष्ट हैं. परन्तु n हैं. अपने A ae | 
थे घोखे में पढ़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते है. और मरन 7 
बाद वे पशु उन मारने बालों को खाते हैं | मानव धर्भशास्त्र ग 
मांस भक्षण को रोग का कारण भी बतलाता el साथ & 
उसे पिशाच का भोजन वताते हुये भनुष्य क faz निम्न शब्दों 
में त्याज्य बतलाया & | 
न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवतू । | 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ Age ५५० 
अर्थात्‌ जो पिशाचो की भांति खाद्याखाद्य के नियम का 
त्याग करके मांस नहीं खाता वह मनुष्य संसार में aaqa 
बनता है और रोगों से भी प्रसित नहीं होता | इतना ही क्यों ? 
उन्होंने मांस आदि को अमानवी भोजन कहा है। यथा- 
यक्ष रक्ष पिंशाचान्न' मद्य मांसं सुरासबम्‌ | मनु० ४-९६ 
अर्थात्‌ मद्य, माँस, सुरा, ओर आसव मनुष्य का नहीं यक्ष, 
राक्षस और पिशाचों का भोजन है | कहिये, अब आप अपने को 
किस कोटि मे सममते हैं. इसे आप ही जानें पर मांस भक्षण के 
कारण मनुष्य तो नहीं. कहे जा सकते | हां, यदि मांस खाना 
छोड़ दें तो निश्‍चय ही आप कुछ से कुछ बन सकते हें | 
यघा-- - 
फल मूलाशनेमेध्यैमु न्यन्नानां चा भोजनैः । 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांस परिवजनात्त्‌ ॥ ५-५४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sama FoSdatibn Chennai and eGangotri 


अर्थात्‌ फल मूल और मुनियों की भांति भोजन करने से 
भी वह फक्ष प्राप्त नहीं होता जो फल मांस खाना छोड़ देने पर 
मनुष्य को मिलता है । 
वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
सांसानि च न खादेत्‌ यः तयोः पुण्य फलं समः ॥ मनु ५-५३ 
अर्थात्‌ जो प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता हुआ खो aT तक 
लगातार करे उसे जो फल ATA होगा बही फल उस व्यक्ति को 
प्राप्त होगा जो जीवच भर मांस न खाय | भगवान मनु के शब्दों 
में जब मांस खाना छोड़ देने पर खो अश्वमेध यज्ञों के फल 
के बराबर फल्न मिलता है तब उसी अनुपात में सांस खाने पर 
कितना दुष्परिणाम होता होगा और कितना पाप लगता होगा 2 
इसकी कल्पना भी नदीं की जा सकती । परन्तु इसके बिपरीत 
“अहिसया च सूतानां असृतत्बाय कल्पते |” सनु ३--६० 
प्राणियों को हिंसा न करने से मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। 
“झहिसया तत्पदम्‌” | मनु० ६-७५ | अहिंसा से मनुष्य परम 
पद को प्राप्त होता है। भादि अनेक प्रशंसनीय शब्द अहिंसा के 
सम्वन्ध में भगवान मनु ने मानव के समक्ष रखा है | आदि पुराण 
के कर्ता ने अहिंसा धम को स श्रेष्ट धर्म तथा अभय दान को 
सव श्रेष्ट दान कहा है। यथा | 
“धर्माणां च यथाहिसामयदानं बरेण्यकम्‌? | आदि Yo १-१९ 
इसके बिपरीत हिंसा को महा पाप की संज्ञा दी गई है। यथा- 
ie यथा AT: समुद्रसजुवक्रगाः | 
सव5धमाश्च हिंसायां प्रविशन्ति तथा दृढम्‌ ॥ प.पु.उ.ख. १२३ ६ 
अर्थात्‌ जैसे स्रीधी eet सभी नदियां समुद्र में प्रवेश करती 
हैं उसी प्रकार सभी प्रकार के पापाचरण हिस्‌! के अन्दर स्थान 
पाते हैं। अर्थात्‌ हिंसा सारे पापों का मूल हे। इसी भाव को 
भगवान तुलसीदास ने भी भपने रामचरित मानस में व्यक्त करते 
हुए कहा है--"पर पीड़ा सम नहिं अधमाई” परन्तु अहिंसा की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FeuBtion Chennai and eGangotri 


प्रशंसा करते हुये कद्दा-“परंस aa भूति विदित अहिंसा” | 
महांभारत कारने अहिंसा को परम धम और हिसा को अधर्म 
का लक्षण बताया है । यथा-अहिंसा परमो धर्मो हिसाचाधम 
लक्षणा | म० अश्वमंध पद ४३-२१ | अधिकं क्या ? महाभारत 
अनुशासन पव का अध्याय ११४, ११५ और ११६ तो केबल 
अहिंसा की ही महिमा गॉन कर रहे हें । अस्तु, 
ऊपर के सन्दुर्भा' में हमने अनेक शास्त्रों से अनेक स्थल 
उद्घृत कर यह स्पष्ट करने की चेष्टो की कि हमारे सभी धम अन्थ 
जीव हिसा को पाप और मन बचन तथां कम से जीवो को पीड़ा 
न पहुंचाने की भांवना को ही धम कहा है | किन्तु इस सम्बन्ध 
सें जब तक इश्वर की बाणी वेद की सम्मति उपस्थित न हो तब 
तक सारे प्रमाण अपर्याप्त ह्वी कहे जांयगे | वेद ने मानव को 
प्राणी मात्र कां मित्र बनने का सन्देश दिया है । यथा- 
इते ह्‌ मा मित्रेस्य मा चछुसा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 
मित्रस्याहं चछुसा संवादि भूतानि समीक्षे मित्रस्य agar 
समीक्षामहे ॥ AGAT अ० ३६ मंत्र १८ | 
_ अथात्‌ हे सभी दुखों ओर अज्ञानों के बिदारक। मुझे दृढ़ 
कर | मुझे समंस्त प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें । में भी समस्त 
प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू' । इसीं प्रकार दम सब प्राणी 
परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करें। स्पष्ट हे कि जंब प्रत्येक 
प्राणी एक दूसरे को मित्र की ही दृष्टि से देखेगा तब कौन किसको 
काटेगा और कौन किसको Gram? यहां वेद ने प्राणी मात्र के 
अति सित्रं भावना का संदेश दिया है | अन्यत्र । यजुबेवेद में कद्दा है- 
o यजमानस्य पशून्‌ पाहि । age १-१ [ 
gm यजमान क॑ पंशुओं को रक्षा करो । पुनः अन्यत्र 
T — 
7 बृहदूभिभालुमिभांसन्‌ मा हिसोस्तन्वा प्रजाः | यजु० १२-३२ 
अर्थात्‌ हे मानव तू ( बृद्ददभिः भानुभिः भासन्‌ ) महान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Same FoRdatidn Chennai and eGangotri 


ज्ञान की किरणों से प्रकाशित हो अर्थात्‌ सृष्टि के सम्पूणं 
प्राणियों में ज्ञानी हो (तन्बा) अपने शरीर से (प्रजाः मा हिसीः) 
प्राणियों की हिसा मत करं । कितना स्पष्ट निर्देश है ? दूसरा 
कोई प्राणी किसी प्राणी को कष्ट दे दे तो क्षम्य है क्योंकि 
उसके पास स्वाभाविक ज्ञान के अतिरिक्त विवेक का अभाव g | 
पर मानव ! जिसको ज्ञान के कारण सृष्टि ङुल-चूड़ाम ण कहा 
जाता हो ! यदि वह अपने स्वाथ बश किसी प्राणी का कष्ट 
दे दे तो बह आंश्चय कांही नहीं अपितु लज्जास्पद विवय होगा | 
अथर्ववेद में एक स्थक्ष पर कहा है-ग्रियः पशूनां भूयासम्‌ । १७-१-४ 
अर्थात्‌ हे प्रभु ! मैं समी पशुओं कां प्यारा बनू । कितनी 
दिव्य भावना है ! पशुओं के प्रति ममता रखने बाला ही पशुओं 
का fra बन सकता है । पशुओं के अंगों को काट काट कर 
अपना पेट पालने वाला राक्षस कभी भो पशुओं का प्रेमी या 
प्यारा नहीं बन सकता | 
वेद भगवान ने मनुष्य के भाजन के सम्बन्ध में भी सुन्दर 
मार्ग दर्शन किया है । भोजन के सम्बन्ध में पशु आर बनस्पतियाँ 
दोनों के प्रयोग का स्पष्ट निर्देश वेद करता हे । प्रयाग कैसे 
हो ? इसका उत्तर वेद के शब्दों में ही सुन | 
पुष्टि पशूनां परि जप्रमाहं चदुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 
पयः पशूनां रसमोषधीनां इहंस्पांतः सविता में नियच्छात्‌ ॥ 
अथव | १९-२१३ aie 
अर्थात्‌ मै द्विपद और चतुष्पद पशुंओं तथा घान्यों से 
पुष्टि ग्रहण करता हूँ पशुओं से तो दूध प्राप्त करता हू और 
आओषधियों (अनाजों ) से रस प्राप्त करता हू | पसा सामी और 
सबको उत्पन्न करने वाले भगवान ने मेरे लिये यही नियम 
निर्धारित किया है। कितना स्पष्ट है वेद का यह निदेश ! हम 
पशुओं से पुष्टि Tey करते हें । किस रूप में wey करते हैं ९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उ Fok Ratioh Chennai and eGangotri 


इस हा स्पष्ट उत्तर वेद देता है-“पयः पशूनाम्‌? अर्यात्‌ पशुओं 
का दूध हो ग्रहण करते हैं।यदि पशुओं का मांस भी ग्रहण 
करना अभीष्ट होता तो वेद में “पयः पशूनां मांसं च” का उल्लेख 
अवश्य होता पर मंत्र में ऐसा नहीं है | अतः स्पष्ट हे कि वद्‌ 
पशुओं से SIT दूध म्रहण करने की आज्ञा प्रदान करता है | 
मांस का नहीं | अथव वेद्‌ के १९वें अध्याय के ३१वें सूक्त में 
कुल १४ मन्त्र हैं जिनमें मनुष्य को पुष्ट बनाने का विधान हे । 
पर उनके अन्दर भोजन के उल्लेख में कहीं भी मांस का आदेश 
नहीं हे | कुछ लोग सेनिकों अथवा क्षत्रियों के लिए मांसाहार 
आवश्यक बतलाते हैं | अथव वेद्‌ अध्याय ४ सूक्त २७ के मन्त्रों 
में सेनिकों के भोजन का वर्णन है | पर उसमें कहीं भी मांस का 
उल्लेख नहीं हे । उक्त स्थल पर वेद में सेनिकों को AR कहा 
गया है । मरुतों के भोजन के सम्बन्ध में उक्त सूक्त के मंत्र ३ में 
कहा हः 
“qat धेनूनां रसमोषधीनां जवमवंतां कबयो य इन्वथ ।? अर्थात्‌ 
जो ज्ञानी जन गायों का दूध और अनाजों ( औषधियों ) का रस 
सेबन करते हैं उनके अन्दर 'जवम्‌ अवताम” घोड़ों के समान 
तेज दोइने को ake आती है । इस स्थल पर भी वेद केवल दूध 
ओर अन्न तथा वनस्पांतेथों का ही निर्देश करता È | 
ऊपर हमने वेद तथा धम शास्त्रों के अनेक प्रमाणों से इस 
पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया कि मांस मानव का आहार 
नहीं | उसके भक्षण से मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता | इस लिये 
उसका GAM त्याग करना ही उपयुक्त है | किन्तु नीति, धर्म 
ओर बेद शास्त्र तो उनके लिये प्रमाण हैं जिनके हृदय में 
उनके लिए श्रद्धा और विश्वास हो । समाज में कुछ ऐसे भी 
नर-तन धारी हैं जिनके समक्ष घमं, इश्वर और वेद की कोई 
विशेष मान्यता नहीं है । अस्तु. ऐसे भ्रान्त जनों के समक्ष कतिपय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[R] 


Te ही" 
१-- मनुष्य वनस्पति भोज्ञी पशुओं की श्रणो का प्राणी है | 


उसे मांस भोजी प्राणियों की कोटि में नहीं रखा जा 
सकता--क्पों कि * 3 

अ-मांसाह्दारी प्राणियों के शरीर से प्रीष्म ऋतु में भी पसीना 
नहीं निकलता । कंबल जिह्वा से कुछ लार टपकती हे | 
किन्तु गाय; वेल, घोड़े आदि शाकाहारी प्राणियों के शरीर 
से पसीना निकलता है| मनुष्य के शरीर से भी पसीना 
निकलता है अतः वह शाकाहारी प्राणी है। मांस उसका 
आहार नहीं हो सकता । 

आ -जगत में जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं. चाहे वह कुत्ता 
हो अथवा शेर, स्यार हो अथवा लोमड़ी, पानी अपनी 
जिह्वा से ही लप-लप कर पीते हैं | किन्तु, निरामिष 
प्राणी गाय, aa, भेस, घोड़ा आदि घूट-घूट कर ही 
पानी पीते हैं । मनुष्य भी घूट-घूट कर ही पानी पीता 
है। अतः मनुष्य भी निरामिष सोजी प्राणी है । मांस 
उसका भोजन नहीं हे । 

इ-मांसाहारी पशुओं के.दाँत नुकीले और नख लम्बे तथा तेज 
होते हें । उन दाँतों से मांसाहारी प्राणी मांस को खींच- 
aia कर और फाड्-फाड्कर निगलते हैं। पर गाय, वेल 
भैंस आदि पशुओं के दाँत gata नहीं होते और 
नख भी चोड़े होते हैं। मनुष्य के भी दाँत और नख 
नुकीले नहीं होते । अतः वह शाकाहारी प्राणी है । 
मांसाहारी नहीं । जैसे गाय मेंस आदि पशु खिलाने पर भी 
मांस नहीं खा dead उसी प्रकार मनुष्य भी न खाये | 

ई-मांसाहारी जीव मांस को चबाकर नहीं खाता, वह 
टुकड़ों को ही निगल जाता है । क्योंकि उसके जबड़ों 
आर दाढ के मध्य घुमावदार चक्की Tal दाँत नहीं होते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Safhal Rgndafon Chennai and eGangotri 


Ran रखकर वह . मांस चबाये | इसीलिये विवशतया 
उसे टुकड़े ही निगलना पड़ता है । पर गाय वेल आदि 
o पशु चारा लेकर जबड़ों और दाढ के मध्य को चक्की पर 
रख अपना चारा पीसकर ही निगलता हे | मनुष्य भी 
वैसा ही करता हे । अतः वह आमिषाहारी नहीं। 
उ-मांसाहारी पशुओं के आमाशय में हैड्रो क्लोरिक ऐसिड 
नामक पाचक तत्व इतनी पर्याप्त मात्रा में निकलता 
कि मांसाहारियों क॑ पेट में स्थित मांस ही नहीं, हड्डी के 
टुकड़े भी सरलता से पच जाते हैं | पर गाय, वेल. बकरी, 
घोड़ा आदि के आमाशय में eer क्लोरिक ऐसिड की 
मात्रा विलकुल कम हाती हूँ । ऐसी ही मनुष्य के 
आमाशय की भी स्थिति हे । अतः पाचकतत्व के अनुपात 
ओर मात्रा भेद की स्थिति भी स्पष्ट घोषणा करती हे कि 
मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है। . .. . 
` ऊ-शरीर शास्त्रियों और जीवविज्ञान के पंडितों ने बतलाया है 
कि मांसाहारी प्राणियों की staal उनके शरीर के 
लम्बाई की केबल तीन शुनी होती हें .पर निरामिष भोजी 
> पशुओं और सभी मनुष्यों के stadt की लम्बाई शरीर की 
लम्बाई की १२ शुनी होती है । यह अँतड़ी-सेदभी सकारण 
है | भोजन पचने पर क्रमशः रस रक्त और मांसादि बनता 
है । मांस स्वयं पचने.के पश्चात्‌ की तृतीय स्थिति पर पहुँच 
चुका है। अब उसे फिर से पचना नहीं है । इसी लिए उसे 
` बहुत बड़ी अँतड़ी पार करने को आवश्यकता नहीं है । 
! इसी लिए मांध्षाहारी प्राणियों की अँतड़िपां छःटी होती 
` हैं। एक ओर भी कारण है । मांस में शीघ्र सड़ान उत्पन्न 
.,. हो जाती है। यदि उसे बड़ी अँतड़ी पार करना पड़ता तो 
: ` सम्भव है उतने समय.में सड़कर उक्त प्राणी को नरक का 
घर बना देती । इसोलिय करुणामय भगवान ने ऐसे 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sahaj १8104 ०7 Chennai and eGangotri 


प्राणियों की अँतड़ियाँ छोटी बनाई हैं । पर घास खाने वाले 
पशुओं ओर मलुष्यों क भोजन का पचना पड़ता र्‌ 
उसके सड़ने का भी प्रश्न नहीं S| इसी कारण उन्हें बड़ी 
safai मिली हैं । इस प्रकार अँतड़ी-भेद से भी सिद्ध है 
कि मनुष्य मांस--भोजी प्राणी नहीं हे । 


ऋ-जितने भी मांसाहारी प्राणी हे, प्रसब काल में उनके बच्चों 


| 


की आँख बन्द रहती हैं पर शाकाहारी प्राणी गाय, वेल 
ओर मनुष्य कं बच्चों को आँख खुली रहती Fl अतः 
मनुष्य मांसाहारी प्राणी नही = | ॒ 


ऋह--ज्ञितने भी मांसाहारी प्राणी हैँ, मेथुन के समय नर आर 


मादा परस्पर जुट जाते हे पर सभी शाकाहारी पशु और 
मनुष्य की ऐसी स्थिति नहीं है । अतः मनुष्य र।साहारी 
प्राणी नहीं हे 

मांस मनष्य का स्वाभाविकं भोजन Get g- मांसाहारी 
सिह, भेड़िया, चीता आदि भूखे होने पर भेड़, बकरियों 
मनष्यो आदि पर झपटते हैं पर फल, दूध ओर वनस्पतियों 
पर उनका: कोई भी आकषण नहीं होता । इसक विपरीत 


o मांसाहारी सनष्य भी मांस के लॉथड़ का देख उसको 


ओर झपटता हुआ कभी भी दिखाइ नहीं पड़ा । हाँ, 


o दूध, फल और मिष्ठान्नादि उसक आकर्षण के कन्दर 


अवश्य रहे । अस्तु इस बात के आधार पर भी यही 
कहा जा सकता हे कि मनष्य मांसाहारी प्राणी नहीं हे | 


` पोषक तत्व की दृष्टि से भी मांस भोज्य पदाथ नहीं कहा जा 


सकता-मांस क अन्द्र स्वय का पोषक तत्व कुछ भी नहीं 


` है। यदि उसमें कुछ भी पोषक तत्व विद्यमान हं तो वह 
'” सीधे वनस्पतियों से ही आया" है । इसी लिये मांसाहारी 
, “ लोग मांसाहारी ' पशुओं का नहीं, वनस्पंति भोजी पशुओं 
“ “काही मांस खाते हे' | :-अतः पोषक तत्व की राशि तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj IE Sl and eGangotri | 


वनस्पतियों में विद्यमान है | तब इस आधार पर मांस का 
भोजन करना तो बिनां,लाम का पांप ही है । हाँ, प्रोटीन 
की मात्रा मांस में कुछ अधिक पाई जाती है । किन्तु इससे 
अधिक प्रोटीन तो दूध, फल, दाल, मंटर और वादाम में 
पाई जाती हें । साथ ही वे इतर तत्व भी उक्त पदार्थो में 
पाये जाते हैं जिनका मांस में सवंथा अभाव हें । अतः पोषक 
तत्व की दृष्टि से भी मांस खाद्य पदाथ नहीं कहा जा 
सकता । ; 

y— बिटामिन की दृष्टि से मांस निस्सार हैः--विश्लेषण करने 
वाले विद्वानों का कथन है कि मांस में बिंटामिनों का चाहे 
अभाव न हो पर उसमें उसकी अधिकता नहीं है । सवाधिक 
बिटामिट गाय के दूध, घी, मंक्खन, अनाज, फलं ओर हरे 
शाकों में पाई जाती है । मांस के अन्दर जो बिटामिन हे भी 
वह उसे तलने और भूनने से समाप्त हो जाती है। कच्चे 
मांस में कुछ विटामिन अवश्य है पर उसका कच्चा खाया 
जाना सम्भव नहीं | किन्तु इसके विपरीत दूध, फल, मक्खन 
शाक और अन्न कच्चा ही ऑनंन्द्‌ से खाया जा सकता है 
ओर उसके अन्दर विद्यमान सम्पूणं बिटामिनों का उपयोग 
सरलता से किया जा सकता Fl साथही यह भी नहीं 
भूला जा सकता कि मांस है अन्दर स्थितं बिटामिन का 
आदि श्रोत वनस्पतियाँ हीं हें । तब॑ बनस्पतियोँ को त्याग मांस 
भक्षण Ser FAS प्राणायाम करने से क्या लाभ ? 

५ मांस का भोजन विषेला ओर रोग जनक हे-काम करते 
करते श्रम के कारण पशुओं के शारीर के घटक मरते रहते हे 
जो रक्त में मिलकर उसके अन्दर एक प्रकार का विष उत्पन्न 
करते रहत हैं । पशु को मारकर उसी विषैलें रक्त और 
मांस को खाना अपने शरीर को भी विषैला बनाना है | 
मुर्गा आदि पक्षी जो नित्य ही रोगियों के शलेष्सा (कफ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj री. Chennai and eGangotri 
को खाया करते . हैं, 'मार कर खाना अपने शरीर में 
अनेक भयानक रोगों के कीटाशुओं को. भरना: हे ॥ अतः 
fe से भी मांस सवथा अखाद्य ate । 
सांस भक्षण के समथन में, कुछ तक 
और उनका उत्तरः-7 
१-मांस भाजी व्यक्ति प्रायः कहा करते हैं कि अहिंसा के 
प्रचार से राष्ट्र नपसक वन जाता. हे. ' उस नपु'सकता 
ओर कायरता को. दूर करते के लिए हिंसा प्रिय होना 
आवश्यक है । इसीलिए मांस खाना. उपयोगी है | परन्तु 
- बे भोले भाई इस बात को सर्वथा भूल जाते हें कि aie 
भक्षण से . व्यक्ति अपने. सौजन्य को. खोकर कर भले ही 
बन जाय पर बोर तो नहीं ही: बन.संकता। निवल प्राशियों 
पर 'अमानुषिक और. AUT :पूर्ण अहांर करके उनको 
अपने पेट में रख लेना . वीरता. नहीं कहलाती | सत्य 
ओर. न्याय. के पथपर डटता, च्ञमा-शील होना तथा 
_ निबल और असहाय प्राणियों की रक्षा करना ही वोरता 
है । दयालुता 'पूण.क्षमाशीलंता .हो वीरता हे । ‘waa 
. 'बीरस्य . भूषणम्‌? कहकर. शास्त्र कार ने क्षमा और 
~ धीरता तको हो बीरतां . का लक्षण कहा है ।. मांस 
भक्षण को ashy ` ` 
quia भोजी यह तक करते हें कि यदि भेंढ बकरे ओर 
अन्ये अनेक पशु. पक्षी खाये न sia at एक दिन ऐसा 
आयेगा जबकि सारा संसार इन पशु पक्षियों से भर 
जायगा । मनुष्यों के लिए स्थान ही .न रह जायगा। 
"अस्तु, ये विचारे केवल परोपकार प्रिया वश ही मांस 
. भक्षण करंते हैं। पर में नम्रता पूवक पूछना चाहूंगा कि 
: अन्ततः आपको इसकी चिन्ता क्यों हे ! जिसने बकरे . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


K ३०० ५ 
Digitized by Arya Samaj anon ) and eGangotri 


आदि पशुओं की रंचना की है, क्या उसने इसपर विचार 
q किया होगा ! कौओं site get को कोई नहीं खाता | 
क्या इनस GAT ge गई ! चींटी और मच्छरों ने क्या 
संसार को पाट दिया: ? फिर इन पशु-पक्षियो के 
सम्बन्ध में हीं इतनी चिन्ता क्यों की जाय ? सरष्टि-नियामक 
स्वयं प्रत्येक का नियन्त्रण करता है | उसके नियन्त्रण सें 


: :ही प्रत्येक प्राणी और पदार्थ का विकास अथवा हास होता 


र S 
RU है | अतः इस आमक परोंपकार प्रियता बश भी 


मांस खाना उचित नहीं कहा जा सकता | 


3 


-मांसादारी यह भी कहते हूँ कि यादे. मांस खाता "पाप 


`A ` 
< :होता तो धुव प्रदेश में मनुष्य कदापि न उत्पन्न होते । 


sab भू व प्रंदेश:में उत्पन्न होकर वें मांस के अति/रेक्त 
दा क्या सकते दै! इस प्रकार उनके इस अमोध तर्क 
AGU भगवान:ने खयं मनुष्य को मांसाहारी बनाकर 


... .भेजा हे चव सांसाहार पाप केस है ! सामान्य रूप से देखने 


में यह तक अवश्य सबल दीखता है। पर पाठक इसे न 


: भूल जांय कि उसी भ्रुव प्रदेश में रेणिडियर' नामक प्राणीन्े 


“भी जन्म धारण किया है । जो, शुद्ध शाकाहारी हे. 
= ९. ELST, शुद्ध शाकाहारी हे. और 
जो केवल बफ.कं ऊपर जमी हुई काई को ही खा कर अपने 


: जीवन का. निर्वाह कर उ 
न का. निर्वाह करता हे । यदि धुव प्रदेश में उत्पन्न 


होने ही से मांसाहारी बना जा सकता तब j 
„ भी मांसाहारी होना,-चांहिये चा tl, i m a = 
._ नहीं हो सका ।: जब.रेण्डियर विना मांस खाये वहाँ जीवित 
... रह सकता है और अपनी बंश परम्परा चलाने में समर्थ बन 
„सकता ह. तब परस विवेकी मानव के लिये तो कहना ही 


_ क्या है ? वह तो अपली प 
याह ! वह तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन 


शक 
ir 


निर्वाह के अनेक साधन उपलब्ध कर सकता है । अस्तु ध्रव 
3 


प्रदेश में. भी उत्पन्न : 
“अनिवार्य mete । 7 होकर मनुष्य के ल्तिए,मांस खाना 


डर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A 


Digitized by Arya Samaj[-oution|Chennai and eGangotri , 


४-मांस को अखाद्य कहने पर मांसांहारी दूध पीने पर आपत्ति 
उठाता S| उसकी समम में मांसाहार और दुग्धाहार में 
कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि दोनों की उपलब्धि पशु से ही 
होती है अतः यदि मांसाहार पाप का कारण है तो 
दुग्धाहार उस दोष से प्रथक नहीं हो सकता। ऊपरी दृष्टि 
से बात है भी कुछ ऐसी ही किन्तु किंचित विचार करते ही 
आपत्ति निराधार सिंद्ध होती है । इस सम्बन्ध में हम चार 
दृष्टियों से विचार रेगे और देखेंगे कि आपत्ति कहाँ तक 
. तक संगत है । 
-नर और मादा दोनों एक ही मकार का चारा खाते हें पर 
दूध की सृष्टि केवल मादा पशु के' ही स्थन में हो ती है । नर 
पशु अथवा पुरुप में दूध उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हे । 
मादा जाति क॑ पशु अथवा स्त्री में भी कंधल प्रसव काल में 
: ` ही दूध उत्पन्न होता है । उसके पूव अथवा उसके कुछ 
(mae पश्चात्‌ नहीं। यदि रक्त और मांस की श्रेणी में 
i ही दूध भी होता तो वह नर ओर मादा अथवा स्त्री और 
`“ पुरुष दोनों के स्थन में उत्पन्न होता और सभी : समयों में 
उत्पन्न.होता । पर ऐसा होता नहीं। अतः यह मानना 
पड़ेगा. कि दूध रक्त और मांस से भिन्न पदाथ है 
२-इस सम्बन्ध में हमारा . दूसरा निवेदन यह है कि प्रत्येक 
* प्राणी के अन्दर उसके शरीर के भार का ३० भाग रक्त 
रहना अनिवाय हे । उससे कम होना निबलता का कारण 
, “ होगा और उससे अधिक को शरीर कीं नस नाड़यां 
' संभालने में असमथ हें । अस्तु, ऐसी स्थिति में यदि यह 
~ कहा जाय कि रक्त से ही दूध का सम्बन्ध है तो निश्चयं ही 
दूध देने'वाले:पशु'दिन मे दो .या तीन बार. मोटे और षतले 
; हो जाया करेंगे | परन्तु यह प्रत्यक्ष के सवथा प्रतिकूल है 
गाय दूख् देवी हैं। ओर MVR Site ही रहती 


Ro 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है । पर उसके शरीर के रक्त में कमी भी न्यूनता नहीं देखी 
गई । अतः सिद्ध है कि दूध का रक्त और मांस से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है | Ri 
` इ-वास्तव सें गाय, मेंस, बकरी आदि दुधार TY ASAT माता 
` (जो भोजन करती है, पचनेःके पश्चात्‌ उसका दो प्रकार का 
रस वनता È । एक प्रकार का रस तो रक्त बनाने का काम 
: करता है और दूसरे प्रकार का रस दूध बनाने बाले यन्त्रों 
सें. जाकर सीधे दूध के रूप मे श्पान्तरित हो जाता हे ।. 
“आयुर्वेद के ग्रन्थों में स्पष्ट निर्देश हे कि “रसात्‌. स्तन्यं प्रवततेः 
अथात्‌ रस से ही दूध का निर्माण होता है । यह दूध 
“बनाने वाला यन्त्र केवल मादा प्राणी में ही पाया जाता हे । 
eat कभी देखा जाता है. कि. गाय वकरी -या भैंस. जिन 
« बनस्पतियों को खाती हैं उनका रंग और उनकी गंन्ध भी 
.. «दूध में व्यक्त होती रहती है । सुझे स्वयं अपनी रूणावस्था 
_ मेंबक्री का दूध पीना m था.। हमारी बकरी दशमूल 
: - बनस्पति तथा तात्र पूर्ण ओर प्रष्ट पर्णो (सरिवन, पिठवन) 
: . नाम की घास-खाती थी.। - उसके दूध में उक्त पदार्थो की 
पूरी पूरी गंध मिलती थी | अतः यह, कैसे कहा जा सकता है 
. , कि दूध का उद्भव स्थान पशुओं का रक्त और मांस हे | 
४-यदि gaa तोष न्याय से यह मान सी लिया जाय: कि गाय 
~ आकिपशुओं के रक्त से ही दूध'ब्रनता. हे तो भी उसके 
: ` अन्दर , दोष, नहीं लगाया जा: सकता क्योंकि यदि. रक्त 
„ से दूध बनता भी हे तो उसके अनेक . रासायनिक 
: पस्ितनों के. पश्चात्‌ दूध का रूप प्रकाश में आता 
=, होग्रा |.जैसे गोबर और we सूत्र की खाद देकर हम 
: ` अन्तःइत्मन्न्‌ करते हैं, पर अन्न उत्पन्न: होते के पश्चात्‌ 
_ :* बह Mag गोबर नहीं अपितु गेहूँ होता हे । आज तक 
 , उक्िसी ने भी-उस्‌ aE कोः गोबर अथवाः मल्ल सूत्र नहीं 


iP ढळला Kanya-Maha Vidyalaya Collection. , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कहा । उसकी संज्ञा गेहूँ ही रही | जब गोबर से रासायनिक 
उपलब्धि के पश्चात्‌ गेहूं जैसा निर्दोष पदाथ बन सकता 
है तब रक्त से भी. रासायनिक ही परिवर्तन पाकर दूध 
सदोष कैसे कहा जा सकता है ? अतः बादी कां यह तक 
भी दूध को रक्त सिद्ध करने तथा मांस को खाद्य सिद्ध 

करने में सवथा असमर्थ है। * ' |. 
५-मांसाहारी व्यक्ति अन्त में विवश होकर कह उठता है कि 
यदि हिंसा मूलक होने से मांस अभक्ष्य हे तो फल और 
वनस्पतितां भी भक्ष्य नहीं कही जा सकतीं। क्योंकि पेड 
` पौधों में भी जीव होता है । तब अनाज और फल हिंसा से 
केसे परे कहा जा सकता है ? अस्तु, यह तक भी विचारणीय 
है। सर जगदीश चन्द्र वसु ही नहीँ: स्वयं वेद भी पेड़ पौदों 
- में जीव की सत्ता को स्वीकार करता है ।. वैदिक सिद्धांत 
` स्वयं प्रतिपादन करता हे कि अत्यन्त निकृष्ट कम , के फल 
स्वरूप जीव, परमात्मा की न्याय व्यवस्थानुसार. चेतना 
शूल्यं उद्भिज योनि को प्राप्त करता है। अतः हमें पेड़ पौधों 
` में जीव की सत्ता से इनकार नहीं । पर Baa जीव की सत्ता 
. सात्र से ही हिसा'का आरोप उचित नहीं कहा जा सकता । 
: ~ जीव की तीन' विशेषतायें होती हैं । (१) बाहर से सामग्री 
! ` अहण कर शरीर के अंगों को वृद्धि करना । (२) अपने. जैसी 
' ` Seda उत्पन्न करना और (३) चेतन होना । पेड षोधों में 
© उत्त दो प्रकार को विशेषतायें तो. हैं पर चेतना का 
“> अमाव है । चेतना के अभाव से . सुख-दुख 
' की अनुभूति के भी सम्मत्र नहीं । वन्तस्पतियों को 
: „` चेतना प्रगाढ निद्रा अर्थात्‌ सुसुपावस्था में रहती है । अतः 
* उसे सुख-दुख का अनुभव हीं नहीं होता.।- जब सुख. या दुख 
`का अनुभव ही नहीं तंब हिंसा और अहिसा , का_ प्रश्‍न ही 
esate) सर जगदीश चन्द्र बसु ने वनस्पतेंयों के अन्दर 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२ 
Digitized by Arya Samaj 5०0) Chennai and eGangotri 


' चेतना और सुख दुख की अनुभूति नहीं सिद्ध की है अपितु 


उन्होंने यह सिद्ध किया at कि रासायनिक और भौतिक 
क्रियाओं से वनस्पतियों के अवयवों में स्पन्दन हो जाता है | 


`_ पर इसंसें चेतना को सिद्धि नहीं होती | चकवड़ की. पत्तियाँ 


आर Saat के फूल सूर्योदय होते ही खुल ता सूर्यास्त होते 
ही बन्द हो जाते हैं । पर क्या इस क्रिया से उसंके अन्दर 
चेतना का भाव सिद्ध होना सम्भव हूँ! चन्द्रिका के प्रकाश 


, में चन्द्रकान्तिं मणि का पसीजना किसी चेतनता का द्योतन 


करता दे अवा रासायनिकं क्रिया विशष का ही. परिचायक 
है cll ! यदि इसे किसी प्रकार चेतना कहें भी तो भी. श्री जग- 
ररा चंद्र बसु ने स्वयं इसे चेतनां नहीं माना हे । उन्होंने 


` तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'वनस्पतियों मे वह चेतना नहीं 
है जिसे अंभ जी में Imaginative अथवा संस्कार या fà 


मूलक कल्पनां कहते है ।! पर सुख या दुख की:अनुभूति तो 
Imaginauve अथात्‌ संस्कार और अनुमान योग्य चेतना 


.. कों ही होती हे, जिसका वनस्पतियाँ: सें अभाव है। अतः 


अन्न ओर वनस्पतियों क॑ खाने से भी हिसा. होती हैं, यह 
nd मूलक हे । ओर. जब. “पयः पशूनां 
CHT? क अनुसारं वनस्पतियों का खाना ae 


.. विहित हुँ तब तो उसके. सम्बन्ध में कुछ. कहना ही. नहीं | 


जि अतः इस तक के 


= ° ~ 


नाक सहारे मांस भक्षण -के प्रवृत्ति की. रचा 
करना एक हास्यास्पद प्रयास मात्र, होगा | जिस जिस मे 


जीव हो उस उस मे मांस भी हो; यह “सर्दा भ्रामक 


4 ज्ञान जहाँ रक्त होगा वहां मांस. अवश्य होगा । 


= ह्‌ a 
डों और वंनस्पतियों में रस. होता. हं रक्त नहीं । अतः 


वनस्पतयो में सांस' का अभावे .हे. |. किसी प्राणी: के रक्त 


a 


. 


ny लेने १ .कऽट. पहुंचता. हे; उसका रस लेने में 


ही-अपितु उसे. gaat fear है.। समय पर यदि 


DF FY 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ २३. ] 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गाय का गोरसं (दूध) न निकाला जाय तो वह चिल्लाने 
लगती हैं पर दूहने के पश्चात बह शान्त हो जाती है | अतः 
प्राणी' का रत लेना दुखकर नही उसका रक्त और मांस 
लेना दुख कर है। इसी लिये अन्न और फल की समता 

मांसाहार से नहीं की जा सकंती। 
यद्यपि निर्बन्ध की काया विस्तृत. होती जा -रंही है 
जिसके विस्तारमय' से भयभीत होना स्वाभाविक दै । 
तथापि इंसी प्रसंग में अण्डा के खांद्याखोद्यता के सम्बन्ध 
में विचार न करना उचित न होगा। अस्तु उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | कद जाता है कि अण्डा तो एक 


. प्रकार की वनस्पति ही है । उसमें कोई अवयव नहीं । रक्त 


मांस विहीन और. चेतना रहित होने से अण्डा के खाने से 
हिसा का भी प्रश्‍न नहीं उठता | a SST के खाने में 


~ किसी को ear आंपत्ति हों सकती हैं? बात ठोक RI 


मांना कि चेतना का अभाव होने के कारण उसे सुख दुख 
की अनुभूति सम्भव नहीं है । अवश्य ही हिंसा न होगी \ 
पर अण्डा हे क्या वस्तुः? वास्तव में बह दा पक्षियों के रज 


“और बीर्य का मिश्रणं हे हे जो शिशु का रूप धारण करने को 


ओर wat हो रंहा है। आत्मा उसके अन्दर निवास 
करती है जो कालान्तरं में एक नॅबीन TAS बनकर आकाश 
में विचरण करेंगी | पर हम अपने स्वार्थ के बश में होकर 
उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं । अण्डा के समान ही 
माता के गर्भ में स्थित अर्भक अवयब-विहीन होता है। पर 
गर्श-पातन को क्या भ्र ण हत्या की संज्ञा नहीं दी गई हे ! 
क्या पात करने और कराने बाला प्राणी राज-नियम के 
समक्ष दण्ड्य नहीं है ? यदि है तो उसी नियम से पक्ती-कुल 
का गर्भ खा जाना जैसी नृशंसता और करता मान्य 
कैसे हो सकती है ? जब मनुष्य के लिये स्वयं अपना गर्भ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


æ 
7 


[ २४ ] 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गिराना अपराध कहा गया हे. तब अन्य प्राणियों का गभे 
गिराचा ही नहीं खा जाना.उचित कमं कैसे कहा जा सकता 

. है १ यतः अण्डा खाकर हम एक आत्माको संसार में क्रिया- 
=शील हाने से बंचित कर देते हें और उसके सारे भावी Get 
को मटिया He कर देते हैं अतः हुम घोर हिंसा के पाप से 
पृथक केसे कहे जा. सकते हैं ! इस लिये.अरडा भी मानव 
के लिये सवो श॒ में अखाद्य है । जहां तक उसके अन्दर 
निहित पौष्टिक. तत्वों का. प्रश्‍न: है, वे तो दूध, फल और 


ae -सभी राकों.में भरे पड़े हैं। अतः इस दृष्टि से-भी अण्डा 


की STEM का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता |. - - 
इस प्रकार हमने देखा,कि मांस, मछली; अण्डा. आदि 


age के लिए. खाद्य पदार्थ नहीं हे । न. नैतिक दृष्टि से 


| 


उसका समथन्‌,किया जा सकता है ओर a धार्मिक / धम 
अरन्थो ने मी उसका सदथा निषेध किया है.। युक्ति और तक 
: भी उसका साथ देने मे सवथा असमथ है । अतः समझदार 


_. व्यक्तियों से निवेदन है,कि वे इस पर विचार करें और यदि 


उडनकी बुद्धि में इसांर यह निवेदन उचित set तो. भगवान 
' के नाम AT पूवक मांस, मत्स्य और अण्डा का भक्षण 


= करना त्याग, कर स्वयं, कष्टों से बचें. और दूसरे. प्राणियों 


. को भी सुख से जीने दूं. ।. इत्यलम्‌ . 


f 


$ 
$ 
ST काकी. 
Bis Te 7 9 
दा is 
= F ’ : : 
$ H wiy ` £ 
aa ~ r r À T } = पड ~ 
€ TR, Fr 5 iv का ४2 
way) ry : 
Š ` Fe अल fer i 
Br IRI “ear es > 
A तिक छल तका ST SFR Be. 0 = ere is if 
id RN , we} > p Pepo i] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ २५ .] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आदश जनों का भोजन 


बाल्मीकी रामायण जहां ललित महाकाव्य है बही 
प्रामाणिक इतिहास भी। हम उसके द्वारा यह देखने की चेष्टा 
करेगे कि हमारे आदर्श भगवान राम आदि का ओजन क्या था 
निषाद ने राम से मिलकर ओर आलिंगन करके कहा— 
इ दशं हि महा वाहो ! कः प्राप्स्यत्यतियि प्रियम्‌ | 
ततो शुणवद्न्नाद्य' उपादाय पृथक्‌ विधम्‌ ॥ अथो-५०-३७ 
wee भोज्यं च पेयं च लेह्य' चेदसुप्थितम्‌ | ५०-३९ 
अथात्‌ निषाद रास से कहता है कि हे महा बाहु ! हम बड़े भाग्य 
शाली ह. कि आपके समान अतिथि हसे मिल्ला है। अन्यथा ऐ 
अतिथि कौन पायेगा ? फिर गुणकारी अन्नादि ला कर न 
समक्ष अलग-अलग रखा और कहा कि हे सहाराज ! भक्षण करने 
योग्य, खाने योग्य, पीने योग्य तथा चाटने योग्य ae साः गे 
उपस्थित है । निषाद.ने क्या-क्या सामप्री राम को दीथी ee 


स्वयं भरत से बतलाता हे-- 


अन्नं उच्चाबचं भक्ष्याः फलानि fafa 
रामाय अम्याहाराथं वह.चोपहत alls >. 
eer बहु .बोपहूतं मया ॥ अयो - ८७-१७ 
भोर द se ! मेने भगवान राम के.लिये विविध प्रकार के 
रु 3i बेविध प्रकार के फल भोजन के लिये लाकर उपस्थित 
Ll षाद) उसके दास सभी फल मूल भोजी थे | सां 
नहीं थे -निषाद्‌ कहता है-- ois! 
Reg af दाशाश्च गंगासन्वाभ्रिता नदीम्‌ | 
प युक्ता नदी रक्षा कन्द्‌ भूल फलाशनाः॥ अयो० ८४-७ 
ar = ह खाने se सभी हमारे -दाश जाल आदि से 
T आश्रय i ii 
Ce र तैयार हो जाय । अरत का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


:. २६ ] 
— ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इति उक्तोपायनं गृह्य कन्द मूल फलानि च | 

अभि चक्राम भरतं निषादाधिपतिशु हः ॥ ८४-१० 

अस्ति मूलं फलं चेव निषादैः समुपा हृतम्‌ | 

आदर कन्दं च शुष्कं च बन्यं चोच्चावचं महत्‌ ॥ ८४-१७ 
अर्थात्‌ अपने दाशों से इस प्रकार कह कर निषाद राज गुह कन्द 
मूल फल की भेंट लेकर भरत के पास पएुँचा। उसके लाये हुये 
पदार्थो मे जड़ और फल थे। जड़ों में कोई ताजी थो कोई शुष्क 
थी और अच्छे-अच्छे अन्य जंगली पदाथ थे | 

चित्रकूट में भगवान राम भरत से कहते हैं-- 

बन वासं . वसन्नेवं शुचिनियत भोजनः | 

मूलैः पुष्पैः फलेः पुण्यैः पितुन्‌ देवांश्च तपयन्‌ ॥ अथो .१०९-२६ 

अर्थात्‌ दे भरत l पवित्र जड़ों, फलों, फूलों के द्वारा नियमित रूप 
से भोनन करते हुए ओर पवित्रता पूवक देवता पितरों का तर्पण 
करंते हुए इस ढंग से वनवास करते हुए अपना समय व्यतीत 
करू गा | । | 

शूपणखा अपनेःभाई खर से राम लकमण का परिचय 
देती हुईं कह रही है :- , 
फल्ल मूलाशनौ दान्तौ तापसौ धम चारिणौ । ` 
Gat दाशरथस्यास्वां भ्रावरौ राम लक्ष्मणौ ॥ अरण्य १९-१५ 


अर्थात्‌ पंचवटी में द्शरंथ केदो पुत्र राम और लक्ष्मण हैं जो फल 
मूल खाने वाले हैं अपनी इन्द्रियों का दमन करने वाले, तपस्वी 
तथा'घम का आचरण करने वाले हैं। यहां शूपणखा की ' 
दृष्टि में भी राम फलाद्दारी ही हैं । 
सुन्द्र कांड में सीता की विशेषता. बतल्लाते हुए उनके भोजन 
को बात कही जास्हीहै-5 ` --- न | 
: सन्तुष्टा.फल: मूलेन AY शुं्र षणे रता । 5 
... या प्रा, भज़ते प्रीति बनेऽपि भवने यथा ॥ सुन्द्र० १६-२० . 
| अर्थात्‌ जो सीता मूल, फल आदि के भोजन से सन्तुष्ट होकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ २७ १] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपने पति की सवा में लगी हुई बन में भी घर की ही भांति परम 
प्रीति को प्राप्त हो रद्दी थीं । 

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ राम, लक्ष्मण, भरत 
सीता जो हमारे जीवना दर्श हें, उनका भोजन फल, अन्न और 
वनस्पतियां हीं थीं । यहां तक कि निषाद राज ge तथा उसके 
दाश भी फल मूल भोगी सच्चे शाकाहारी थे। उनमें से कोई भी 
मांसाहारी न था। Fal हम अपने उक्त आदश पुरुषों के 
आचरण का अनुकरण करके शाकाहारी वन अपना जीवन आदश 
बनायंगे ९ 

इस्लाम घम के अन्दर मांस वर्जित है। कुरान मजीद 'सूरा 
हज? आयत ३६ में लिखा है “खुदा तक न तो उन प्राणियों का 
मांस ही पहुँचता है न खून जिन्हें तुम कुर्वानी के नाम पर मारते 
हो | उस तक तो तुम्हारी परहेज गारो ही पहुँचती है ।” क्‍या 
खाना चाहिये ? कलाम पाक इसका भी ,निर्देश सूरा इन आम 
आयत १४२ में इस प्रकार करता है--“बही सृष्टि कता है जिसने 
बाग पैदा किये.। कुछ तो टट्टियों पर चढ़ाये हुए (जैसे अंगूर की 
वेले) ओर कुछ नहीं चढ़ाये हुप, और खजूर के पेड़ ओर खेती, 
जिनकी फसलें होती हैं-ये सब पेड़ जब फले उनके फलं खाओ?। 

- इसाइयत भी मांसाहार का वजन ही करती है। वाइबिल 

के कुळ अंश इस प्रकार हे -“जो मेरे लिये पशुओं को मार कर 
मांस की बलि चढ़ाते हैं और खा जाते हैं ऐसे लोगों की उन 
बलियों को ईश्वर ग्रहण नहीं करता? वह इनके अन्यायों को . 
ध्यांन॑ में रख कर उनके पापों का दरड देता है? | Hosea XII | 
पुनः ओल्ड टेस्टामेंट में लिखते हैं--“जो पशु पक्षियों की खाल 
को उनके शरीर से ओर मांस को उनकी हड्डियों से खोचते है, 
जो मेरे द्वारा. रचे हुए ज्ञीवों का मांस भक्षण करते हें, उनका 
चमड़ा निकाल्न डालते हैं, जो उनकी दृड्डियों को तोड़ डालते हैं, 
उनके छोटे-छोटे टुकड़े बना उन्हें TA बनाने के काम में लेते हैं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee ee RN | 
igitized by Arya Samaf Foundation Chennai and eGangotri 
मांस को हंडे में डाले कर पकाते हैं; ऐसे मनुष्य यांदे ईश्वर को 
जोर-जोर से पुकारे गे तो भी वह इनकी पुकार न सुनेगा और बह 
` उनकी ओर से अपना मु ह मोड़ लेगा क्योंकि उन लोगों ने उसकी 
दृष्टि में बहुत बुरा काम किया हे? । 
मांस भचण के सम्बन्ध सें महापुरुषों के विचार 
giaa, मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य-मांस के 
* परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ का (भोजन) ..न खायें । 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
२-“इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने 
वाल्ला जानियेगा | देखो जब आयों' का राज्य था तच ये महो- 
“पकारक गाय आदि पशु नहीं मारे ara a | तभी आर्यावत 
अर अन्य भूगोल देशों में'बड़े आनन्द से मनुष्य आदि प्राणी 
बतते थे । क्योंकि दूध; घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने 
से अन्न, रस पुष्कल प्राप्त होते Al जबसे विदेशी मांसाहारी 
इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने बाले मद्य पानी 
.राज्याधिकारी हुए तब से क्रमशः आर्यो के दुख की बढ़ती होती 
जाती है 1” --सत्याथ प्रकाश 
३-'जो किसी पशु की हृत्या करता है ओर'मांस .खाता हे वह 
'इंश्वर के दरबार में हत्यारा है। मांस खाने बाला राक्षस है : 


क्योंकि उसके हृदय से दया का लोप हो जाता हे |” 
र सन्त कबीर 


४-किसी पशु की पोड़ा और मृत्यु उतनी भयंकर नहीं है जितनी 
fe मनुष्य द्वारा हत्या किये जाने का प्रयत्त | अपने हृदय से 
दर्या और'अहिसा की भावना का निष्कासन करके aga 
अपने आदरं से पतित हो ज्ञाता है। जो पशु उसके पास 
प्रसन्नता पूर्वक आते हैं और पालतू बनते हैं उनकी' हत्या - 
करना कितना भयानक विश्वास घात है।” ' | 
a ' महात्मा लियो टालस्टाय 


CC-0.Panini Kanya ahs Vidyalaya Collection. 


. 
` 
` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमर सामी 


a Samaj Foundati विभाग and eGangotri 


प्रकाशन विभाग हारा प्राप्त 


साहित्य की संक्षिप्त सूची 


Pl cl ol cain Eat cae co 


-= अमर स्वामी जो महाराज: कृत-- मूल्य कै 

१. निर्णय के तट पर ' ४०-०० ü 

# २. कौन कहता है द्रोपदी के पाँच पति थे? ७-०० ~. 
३. गोता और महषि दयानंन्द . SF ०-४० 
४. सन्ध्या के दो मन्त्रों की व्याख्या... ०-४० 
प. अमर गीताँजली ४ भाग ११-०० 
६. क्या रावण वध विजय दशमो को. हुआ था? ३-०० 
७.. धर्म बलिदान EKO 
(Fo शुक्रराज शास्त्री को नेपाल में फाँसी) ` २-४० 

` श्रन्य उपयोगी ग्रन्य-- i 

१. कुरान परिचय - --पं० देव प्रकाश ४०-०० 
मन्दिरो की लट --पं० देव प्रकाश १५-०० 


३. गोपथ ब्राह्मण भाष्यम्‌ --पं० क्षेमकरण दास ४०-०० 
` ४. अमर स्वामी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ 


--सम्पा० Sto विक्रम fag १५-०० 


OSS SS >> Seo SS 
नोट:--विशेष जानकारी हेतु प्रकाशन - से बृहद्‌ सूची पत्र मूफ्त 


प्राप्त कर | 


“प्रबन्धक शि 


a ee ee et 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रकाशक: `. १ 
आये समाज, जौनपुर | 


